रजिस्ट्री स . डी . एल . - 33004/ 92 


REGD. No. D . L. - 33004 / 92 


11 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग सज 3 --उप- सण (il ) 
PART II-- Section 3. – Sub - Section (li ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- - - - 


- 


657] मई बिरुली , वृहस्पतिवार, अक्तूबर 8 1992/ प्राश्विन 16, 1914 
No. 657) NEW DFI HỊ, THURSDAY , OCTORER 8, 1992/ASVINA 16 , 1914 


बस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन छ रुप में 

रसा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compllation 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( प्रधान समाहर्ता, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 29 सितम्बर , 1992 
नं . 20/ 92 - सीमाशुल्क ( एन . टी . ) ( एच . जेड ) 


का . प्रा . 780 ( अ ) -- भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , नई दिल्ली के 
दिनांक 6- 4- 90 तथा 18- 6 - 90 की अधिसूचना सं . 16 / 90 सीमाशुल्क ( एन . टी . ) तथा 
34/ 90 सीमा शुल्क ( एन . टी . ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 9 द्वारा 


2504 GI / 92 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY ( PART II- - Sec, 3 (11) 
- - - -- - -- -- - - - - - - - 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटका राज्य के बेंगलुर जिले के बेंगलूर उतर तालुक के 
एलहका हुन्लि के "ब्यातारायनपूरा " ग्राम को औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक अनुमोदन 
मचिवालय , उद्योग मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समिति प्रयोजनार्थ शत प्रतिशत निर्या 
तोन्मुख उपनाम स्थापित करने के लिए भण्डागार स्टेशन घोषित किया जाता है । 
[ फा . मं , VIII / 40/ 34/ 92 – प्रधान ममाहर्ता ( एच . जेड )] 

जे . रामकृष्णन , प्रधान समाहर्ता 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
(Oflice of the Principal Collector of Customs and Central Excise ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 28th September , 1992 

NO. 20 / 92- CUSTOMS ( NT ) ( HZ ) 


S . O . 760 ( E ) .- - In exercise of the powers conferred by Notification No . 
16190 - Customs ( NT ) dated 6 - 4 - 1990 and 34 . 90 - Customs ( NT ) dated 18. 6 - 1990 
of the Government of India , Ministry of Finance , Department of Revenue, New 
Delhi , " BYATARAYANAPURA " Village, Yelahanka Hobli, Bangalore North 
Taluk , Bangalore District in the State of Karnataka, is hereby declared to be 
a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ) 
for the limited purpose of setting up 100 per cent Export Oriented Undertak 
icge , approved by the Government of India , Ministry of Industry , Department 
of Industrial Development, Secretariat for Industrial Approvals , New Delhi. 


[ File C. No . VIII| 40/ 34192 -PC ( HZ ) ] 


J . RAMAKRISHNAN, Principal Collector 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 30 सितम्बर , 1992 


सं . 21/ 92 - सीमाशुल्क ( एन . टी . ) ( एच . जेड ) 


का . प्रा . 761 ( अ ) . - - भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के 
दिनांक 6- 4- 90 तथा 18- 6- 90 की अधिसूचना सं . 18/ 90 सीमाशुल्क ( एन . टी . ) तथा 
34/ 90 सीमा शुल्क ( एन . टी . ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 9 द्वारा 


भाग - 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र . अमाधारण 

- - - ---- - - - -.- - - - ... - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य के बेंगलूर नगरीय जिले के बैंगलर 
दक्षिण तालुक के ओस्तूर हुग्लि के “ जुन्नसन्द्रा " ग्राम को औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक 
अनुमोदन सचिवालय , उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समिति प्रयोजनार्थ शत प्रतिशत 
निर्यातमन्न उपक्रम स्थापित के लिए भण्डागार रटेशन घोषित किया जाता है । 
[ फा . गी मं VIII / 40/ 42/ 02 - प्रधान ममाहर्ता ( एच . जेड ) ] 

जे रामकृष्णन, प्रधान समार्हसा 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th September , 1992 

NO. 2192 CUSTOMS ( NT ) ( HZ ) 
S. O . 761 ( E ) . - In exercise of the pcwers conferred by Notification No . 
16/ 90 - Customs( NT ) dated 6 - 4 - 1990 and No . 34190 - Custons( NT ) lated 
18 - 6 - 1990 of the Government of India , Ministry of Finance , Department of 
Revenue , New Dehli , " JUNNASANDRA " Village, Oruthur Hobli, in Bangalore 
mouth 7 aluk , Bangalore Urban District in the State of Karnatak is liereby dec 
Shrel to be a warehousing station under Section 9 of the Custom Act, 1962 
( 52 of 1962 ) for the limited purpose of setting up 100 per cent Export Oriented 
Undertakings, approved by the Goverident of India , Ministry of Industry , 
Department of Industrial Development, Secretariat of Industrial Approvals , 
New Delhi. 


[ File C . No . VIII/ 40 / 42/ 92 -PC ( HZ ) ] 
1. KAMAKRISHNAN , Principal Collector . 


Printed by the MAnagar, Govt. of India Press, Ring Road , New Delhi- 110064 

und Published by the Controller of Publications, Delhi -110054, 1992 


